306 


HARYANA GOVT GAZ ., MAY 13, 1997 ( VYSK . 23, 1919 SAKA ) 


| PART 1 


us 


कृषि विभाग 

दिनांक 4 फरवरी, 1997 
सं ० 

4015- कृषि- II ( 1)-96/1696.-- कीटनाशक अधिनियम, 1968, की धारा 19 द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा कालेज आफ बेसिक साईस , बौधरी चरण सिंह , हरियाणा 
कृषि विश्वविद्यालय , हिसार के वरिष्ठ कीटनाशक कैमिस्ट को , हरियाणा राज्य के बाजार में लाए तथा बेचे जाने वाले 
सभी प्रकार के कीटनाशकों के संबंध में संपूर्ण हरियाणा राज्य के लिए कीटनाशक विश्लेषक के रूप में नियुक्त करते हैं । 

धर्मवीर, 
आयुक्त एवं सचिव , हरियाणा सरकार , 

कृषि विभाग । 
AGRICULTURE DEPARTMENT 

The 4th February, 1997 
No. 4015 - Agri. II-(1)-96 / 1696. In exercise of the powers conferred by sections 19 of the Insecti 
cides Act , 1968, the Governor of Haryana hereby appoints Senior Pesticides Chemist , College of Basic 
Sciences, Chaudhry Charan Singh , Haryana Agriculture University, Hisar to be Insecticides Analysts 
for the whole of the State of Haryana in respect of all kinds of insecticides marketed and sold in 
Haryana . 

DHARAM. VIR, 
Commissioner and Secretary to Government, Haryana, 

Agriculture Department. 
LABOUR DEPARTMENT 

The 5th March , 1997 
No. 2/ 9/96-2Lab .--In exercise of the powers conferred by section -7 of the Industrial Disputes 
Act, 1947. a d all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana heruby ,makes the 
following amendment in the Haryana Government, Labour Department, notification No.3 (44 )-84–3Lab 
dated the 10th May , 1984, namely :-- 

AMENDMENT 
In the Haryana Government , Labour Department , notification No.. 3 (44) 84-3 Lab., dated the 
10th May, 1984,for the words " headquarters, at Panchkula ", the words " headquarters at Ambala " shall 
be substituted . 

KAMLA CHAUDHRI, 
Commissioner and Secretary to Goverment, Haryana , 

Labour and Employment Department. 
श्रम विभाग 
दिनांक 5 मार्च, 1997 


3 


सं ० 2/ 9 / 96-2 श्रम. - प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 7 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस 
निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल , इसके द्वारा , हरियाणा 
सरकार , श्रम विभाग अधिसूचना , सं ०, 3( 44 ) ;8 4-3 श्रम , दिनांक 10 मई, 1984 , में , निम्नलिखित संशोधन करते हैं , 
अर्थात् 

संशोधन 
हरियाणा सरकार, श्रम विभाग अधिसूचना सं ० 3 ( 44 ) -84-3 श्रम, दिनांक 10 मई, 1984, में "पंचकूला में मुख्यालय " 
शब्दों के स्थान पर " अम्बाला में मुख्यालय ” शब्द रखे जाएंगे । 

कमला चौधरी, 
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, 

श्रम तथा रोजगार विभाग । 


LATE .NOTIFICATION 


